पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग / 
सी . ओ./ रायपुर/ 17/ 2002. " 


- "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 

शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2 -22 - छत्तीसगढ़ गजर/38 सि . से. 
भिलाई, दिनांक 30 - 5- 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 285 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 30 अक्टूबर 2002 - कार्तिक 8, शक 1924 


. 


पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


. 


रायपुर , दिनांक 30 अक्टूबर 2002 


अधिसूचना 


क्रमांक 1686/ 430 / आपर्या. - मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 ( क्रमांक 28 सन् 2000 ) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात : 


आदेश 


. 1. 


(i) 


इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है. 


(ii ) • यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा . 


2. समय - समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अत्यवहित 
पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन 
रहते हुये समस्त विधियों में शब्द " मध्यप्रदेश " जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द " छत्तीसगढ़ " स्थापित किये जाये. 


571 


ory 


2 . 


Ma 
int 
Pra 


cer 
be i 


